निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 कार्तिक 1938 ( श0 ) 
( सं० पटना 985 ) पटना , शुक्रवार , 18 नवम्बर 2016 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

16 नवम्बर 2016 
सं० एल / एच०जी० - 1508 / 2008 - 10655 - बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नलिखित प्रमंडलीय समादेष्टा एवं 
जिला समादेष्टाओं को स्तम्भ - 3 में अंकित पदस्थापन कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ - 4 में अंकित कार्यालय 
में पदस्थापित किया जाता है: 
क्र० नाम / पदनाम 

वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन कार्यालय 

कार्यालय 
2 

4 
श्री जयंत कुमार 

गया प्रमडल गया प्रमंडल के अतिरिक्त जिला 
प्रमंडलीय समादेष्टा , गया 

समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा 

वाहिनी, गया का अतिरिक्त प्रभार 
श्री हरेन्द्र कुमार सिंह 

मुजफ्फरपुर, 
जिला समादेष्टा 

मोतिहारी ( अतिरिक्त प्रभार ) 
श्री राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक रोहतास , भभुआ 

सहरसा 
जिला समादेष्टा 
श्री अखिलेश कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी 

रोहतास, 
जिला समादेष्टा 

भभुआ ( अतिरिक्त प्रभार ) 
श्री अनुज कुमार, सहरसा, मधेपुरा / सुपौल 

भोजपुर 
जिला समादेष्टा 
श्री मनोज कुमार नट 

अररिया 
जिला समादेष्टा 
श्री दिलीप कुमार 

भोजपुर, बक्सर 
जिला समादेष्टा 


पूर्णियाँ 


गया 


सुपौल 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 नवम्बर 2016 


क्र० 


नाम / पदनाम 


वर्तमान पदस्थापन 

कार्यालय 


नव पदस्थापन कार्यालय 


मधुबनी 


पूर्णियाँ 


श्री डॉ० अशोक कुमार प्रसाद समस्तीपुर, खगड़िया समस्तीपुर के अतिरिक्त मधुबनी 
जिला समादेष्टा 

जिला का अतिरिक्त प्रभार 
श्री संदीप कुमार , 
जिला समादेष्टा 
श्री अनिल कुमार सिंह , पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

खगड़िया 
जिला समादेष्टा 
3. उपरोक्त प्रमंडलीय समादेष्टा एवं जिला समादेष्टागण नए पदस्थापित कार्यालय का प्रभार ग्रहण कर 
विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे । 

4. क्रमांक - 9 पर अंकित श्री संदीप कुमार, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधुबनी का स्थानांतरण 
उनके आवेदन के आलोक में किया गया है, इसलिए उन्हें स्थानांतरण भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रशेखर सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 985 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


